रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


Primma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


LA 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2673 ] 
No. 2673] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 28 , 2013 / अग्रहायण 7 , 1935 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 28 , 2013/ AGRAHAYANA 7, 1935 


संस्कृति मंत्रालय 
( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 2013 


का . आ . 3520 ( अ). - केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष आदिबद्री , ग्राम काठगढ , जिला यमुनानगर , हरियाणा राष्ट्रीय महत्व का है ; 


अब इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष को राष्ट्रीय महत्व 
का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है ; 


उक्त पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस 
अधिसूचना को जारी किये जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष में रुचि 
लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , नई दिल्ली द्वारा विचार किया 
जाएगा । 


5036 GI/ 2013 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 


क्र . सं. राज्य 


जिला 


तहसील 


क्षेत्र 


स्मारक / 


खसरा 


क्षेत्र 


स्वामित्व 


सीमाएं 


स्थल का 


कनाल 


नाम 


और 


नाम 


और 


मार्ला में 


___ 1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 हरियाणा यमुना 


बिलासपुर 


ग्राम 


आदिबद्री, 


16/3 


6 - 00 


मंदिर , 


उत्तर : खसरा नं. 


नगर 


काठ्गढ पुरातात्विक 14 


8 - 00 


आदिबद्री 


16/ 8, 7 , 6 


स्थल एवं 


15 


8 - 00 


चल्लु 


दक्षिण : खसरा नं . 


अवशेष 


8 - 00 


23/14 , 15 


8 - 00 


8 - 00 


5 - 14 


8 - 00 


पूर्व : खसरा नं . 


8 - 00 


17 /11, 20 


5 - 10 


21 , 22 / 1 , 10 


8 - 00 


8 - 00 


8 - 00 


पश्चिमः सौम्ब नदी 


8 - 00 


2 - 10 


कुल क्षेत्र 


107 -14 


( एक सौ सात कनाल 


एवं चौदह मार्ला) 


[ भाग Ij. .- खण्ड 3 (ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 . 


1M.m 


ms. 


आदिबद्री पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष का स्थल मानचित्र , 

काठगढ , जिला यमुनानगर , हरियाणा 


पुरातात्विक सास्कृतिक केंद्र 


उत्खलित क्षेत्र , 


- --- - - ----- 


+ 


AwelawaINAN 


सरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र - - 


- murva 


[ फा. सं.2/13/ 2011 ] 
प्रवीण श्रीवास्तव , महानिदेशक 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CULTURE 
( ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21stNovember, 2013 
S .O . 3520 ( E ). - Whereas, the Central Government is of the opinion that, the archaeological site and remains 
namely, Adi Badri Village Kathgarh , District Yamunanagar, State of Haryana specified in the site plan and the schedule 
annexed hereto , is of National importance ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Ancient Monuments 
and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the CentralGovernment hereby gives notice of its intention 
to declare the said archaeological site and remains to be of National importance ; 

Any objection to the declaration of the said archaeological site and remains to be ofnational importancemay be 
made within a period of two months from the date of issue of this notification , by any person interested in the said 
archaeological site and remains, which will be taken into consideration by the Director General , Archaeological Survey of 
India ,New Delhi-110011. 


SCHEDULE 


Sl. No. State 


District 


Tehsil 


Locality 


Nameof 
Monument 


Khasra Areas in Ownership Boundaries 
No. Kanal 

and 
marla 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 Haryana Yamuna - 


Bilaspur Village 

Kathgarh 


Adi Badri 16 /3 
Archaeological 14 
Site and remains 15 


Mandir 
AdiBadri 


nagar 


6 -00 
8- 00 
8 -00 
8 -00 
8-00 
8 -00 


North : 
K .S . No . 16 /8 
7 , 6 
South : 
K . S . No. 23 / 14 , 15 


5 - 14 


East : 
K . S. No. 17 / 11,20 , 
21 , 22 /1, 10 


8 -00 
8 -00 
5 - 10 
8 -00 
8 -00 
8 -00 
8 -00 
2 - 10 


West : Somb 
River 


8 


Total Area 107 -14 
(One hundred seven 
Kanal and fourteen 


Marlas) 


[ M 11 – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SI TE PLAN OF ARCHAEOLOGICAL SITE AND REMAINS , ADIBADRI. 

VILLAGE KATHGARH , DISTT. YAMUNANAGAR ( HARYANA ) 


SS 


$ 


w 


ww . meminement 


ER OR ASI CULTURAL 408 


Gom Rive 


[F . No. 2 / 13 /2011 ] 


PRAVIN SRIVASTAVA , DirectorGeneral 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


5036 a 13 -2 


